निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 कार्तिक 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 895 ) पटना , सोमवार , 1 नवम्बर 2021 

I E27 @ vils & 01 & 56 @ 2019 & 11636 @ 100 

सामान्य प्रशासन विभाग 


, 


- 


संकल्प 

1 अक्तूबर 2021 
श्री रविन्द्र प्रसाद , बि 0 प्र 0 से 0 , कोटि क्रमांक 373/2011 , तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता - सह - कार्यपालक 
पदाधिकारी , नगर पंचायत रोसड़ा , समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध उनके पदस्थापन काल में वित्तीय अनियमितता 
बरते जाने , भ्रष्टाचार एवं सरकारी दिशा - निदेशों का अनुपालन नहीं करने से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक -5260 , दिनांक -12.05.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । प्रमंडलीय आयुक्त , 
दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा को इस विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री प्रसाद दिनांक 
30.06.2013 को सेवानिवृत हो चुके थे और दिनांक 01.02.2021 को इनकी मृत्यु होने की सूचना इस विभाग को प्राप्त 
हुई है । 

पूरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं पाया गया कि श्री रविन्द्र प्रसाद दिवंगत हो 
चुके है एवं इनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित करना अब संभव नहीं है । 

अतः स्व 0 रविन्द्र प्रसाद के विरूद्व संचालित इस विभागीय कार्यवाही को वापस लेते हुए इस आरोप प्रकरण को 
संचिकास्त किया जाता है । 


आदेश : 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जय शंकर प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 895-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


